रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.-33004/99 


- 


. 


AL-:-... 


. 
. 
. 

"L 


E 


ER 


. 


. 


. 
. 


- 
- 


. 


. 


- 


सलामब- जगत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2914] 
No. 2914 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , दिसम्बर 27 , 2013 / पौष 6 , 1935 
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2013 /PAUSHA 6 , 1935 


रेल मंत्रालय 


(रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 26 दिसम्बर , 2013 


का . आ . 3889 ( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम , 1989 (1989 का 24 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 20क की उप - धारा (1 ) के अधीन जारी , और भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , खंड 3, उप - खंड ( ii ) , 
तारीख 5 अगस्त, 2013 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड ) की अधिसूचना संख्यांक का. आ . 2359 ( अ ), तारीख 
31 जुलाई, 2013 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को , हरियाणा राज्य के पलवल जिले में विशेष रेल 
परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन , अनुरक्षण , प्रबन्ध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के 
अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप - धारा ( 4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, 
अर्थात् दैनिक भास्कर, तारीख 21 अगस्त , 2013 और द इण्डियन एक्सप्रेस, तारीख 21 अगस्त, 2013 में प्रकाशित किया गया था ; 


और, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किया गया है ; 


और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत कर दी है ; 


अतः, अब , केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम, की धारा 20ङ की उप - धारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए 
अर्जित की जाएगी ; 


और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा (2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार 
में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी । 


5443 GI/ 2013 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii) ] 


क्रम 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


। अकृषि 


ग्राम 


अनुसूची 
हरियाणा राज्य में पलवल जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना 

सहित या उससे रहित संक्षिप्त विवरण । 
जिले का नामः - पलवल 
तालुका / तहसील का नाम: - पलवल 

खसरा 
ग्राम का भूमि का भूमि की 

क्षेत्र 

/ प्लॉट 
संख्या नाम प्रकार प्रकृति 

हैक्टयर में 

भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 
संख्याक 

( 5 ) ( 6 ) 
1 . (1 ) परौली । व्यक्तिगत कृषि 53 // 17 0. 0050 | जयचन्द पुत्र मोहनलाल पुत्र दलसहाय 

व्यक्तिगत । कृषि 54 //15 0 .0202 | हरवीर सिंह पुत्र नत्थूसिंह उर्फ नत्थूराम पुत्र गंगासहाय 
व्यक्तिगत कृषि 55 // 19 / 1 0. 0328 

बालकिशन, दयाराम पुत्रान लच्छी पुत्र तिरखा दो समभाग व 

शमशेर, रणजीत, महावीर पुत्रान सरूपा पुत्र लच्छी 
( 2 ) व्यक्तिगत । कृषि _ 3/ 6 

हरचन्द , फत्ते पुत्रान घुघर पुत्र जलफूल काश्तकार जगन 

__ 0.0051 
दहलाका 

पुत्र जलफूल पहेदार 
( 3 ) कलवाका ग्राम 
पंचायत 

63//15 | 0.0025 पंचायतदेह 
व्यक्तिगत | कृषि 56// 7/ 

2 0 .0152 

दिलसुख पुत्र भीकू पुत्र भोला रिशीपाल पुत्र दिलसुख पुत्र 

भीकू 
व्यक्तिगत । कृषि 56// 7 / 1 0 . 0177 | हरवीर सिंह पुत्र नत्थूसिंह पुत्र गंगासहाय 
ग्राम 

अकृषि 
पंचायत 

R - 109 0. 0266 पंचायत देह शोरे आम 
( 4 ) छपरौला । 

कृषि 75// 18 / 2 0 . 0025 | ओमप्रकाश पुत्र प्रताप सिंह पुत्र बुद्धराम 

अकृषि R -168 0. 0056 | ग्राम पंचायत शोरे आम 

पंचायत 
( 5 ) पिरथला ग्राम 

अकृषि 156// 1 0. 2554 | सिविल पंचायत देह 
पंचायत 
ग्राम 

R - 268 0.0156 सिविल पंचायत देह काश्तकार शोरे आम 
पंचायत 
ग्राम 

अकृषि 36 // 28 0. 1315 पंचायत देह 
पंचायत 
व्यक्तिगत कृषि 

रघवीर पुत्र रतीराम पुत्र बुद्धा, अशोक कुमार, ओमकार पुत्रान 

0 . 0607 
48 // 4 / 1 / 1 

औमप्रकाश पुत्र रतीराम 
ग्राम अकृषि 

323 0 . 0805 सिविल पंचायत देह 
पंचायत 
ग्राम 

___ R- 270 0 .0444 
पंचायत 

| सिविल पंचायत देह काश्तकार शारे आम 
ग्राम 

R- 274 0 . 0025 | सिविल पंचायत देह काश्तकार शारे आम 
पंचायत 
( 6) जटौला ग्राम 

अकृषि R-94 0. 0195 पंचायत देह 

पंचायत 
( 7 ) असावटी ग्राम 

अकृषि ____ 74 0 .0020 पंचायत देह 
पंचायत 
ग्राम 

अकृषि 75 0. 0195 | पंचायत देह 
पंचायत 
ग्राम 

R- 76/1 0.0226 पंचायत देह 
पंचायत 

ग्राम 
पंचायत 

अकृषि 54// 6 0. 0025 | पंचायत देह 
ग्राम 

R - 76 0 .0327 | पंचायत देह 
पंचायत 
( 8) लाड़पुर ग्राम 

अकृषि 

0. 4444 | पंचायत देह खुदकाश्त पंचायत देह 


अकृषि 


। अकृषि 


अकृषि 


अकृषि 


अकृषि 


पंचायत 


38 


[ फा. सं. 2013 / एलएमएल / II / 12 / 8 / डब्ल्यू सी / 422 ] 

ओ. पी . सिंह, कार्यकारी निदेषक ( भूमि और सुविधाएं- 1 ) 


[ 41 II - QUE 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(RAILWAY BOARD ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 26 th December, 2013 
S . O . 3889 (E ). - Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway 
Board ), number S . O . 2359 ( E ), dated the 31st July , 2013 , published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3 , 
Sub -section (ii), dated the 5th August, 2013 and issued under Sub -section ( 1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 
of 1989 ) ( hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified 
in the Schedule annexed to the said notification for the purpose of execution ,maintenance , management and operation of the 
Special Railway Project, namely , Western Dedicated FreightCorridor in District Palwal in the State of Haryana ; 

And , whereas, the substance of the said notification has been published in daily local newspapers, namely , Danik 
Bhaskar, dated the 21st August, 2013 and The Indian Express , dated the 21st August, 2013 under sub -section (4 ) of 
Section 20A of the said Act; 

And , whereas, no objection has been received by the competent authority ; 

And , whereas, in pursuance of sub -section (1 ) of Section 20E of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the CentralGovernment; 


Na 


21 


Now , therefore , upon receipt of the report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by 
sub - section (1 ) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the 
Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 

And , further, in pursuance of sub - section (2 ) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the Schedule annexed hereto 
shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired with or without structure , for the Special Railway Project, namely , Western 

Dedicated Freight Corridor in Palwal District in the State of Haryana . 


Name of the District : Palwal 
Name of the Tehsil : Palwal 


Serial 
Number 


Name of 
Village 


Type of 
Land 


Nature of 

Land 


Area (in 
Hectare) 


Name of Land Owner /Interested 

Persons 


Khasra / 

Plot 
Number 

(5 ) 
531/17 


( 7 ) 


( 1 ) 
1. 


(2 ) 
( 1 ) Parauli 


( 3 ) 
Private 


(6 ) 
0 . 0050 


Agriculture 


Private 


Agriculture 


547/15 


0 .0202 


Private 


Agriculture 


55//19/1 


Jai Chand S /o Mohan Lal S /o Dal 
Sahay 
Harveer Singh S /o Natthu Singh urf 
Natthu Ram S /o Ganga Sahay 
BalKishan , Dayaaram S /o Lachi Slo 
Teerkha two eq . share & Sham Sher , 
Ranjeet,Mahaveer S /o Sarupa S /o 
Lachi 
Har Chand, Phatte S /o Dhundhar S /o 
Jalphool kasthkar Jagan S /o 
Jalphoolpahedar 
Panchayat Deh 


(2 ) Dahlaka 


Private 


Agriculture 


3 /76 


0 . 0051 


( 3 ) Kalwaka 


637/ 15 


0 .0025 


Gram 
Panchayat 
Private 


Non 
Agriculture 
Agriculture 


56 //7 /2 


0 .0152 


Private 


Agriculture 


56 //7 /1 


0 .0177 


Dilsukh S /o Bhiku S /o Bhola , Rishi 
Pal S /o Dilsukh S /o Bhiku 
Harveer Singh S /o Natthu Singh Slo 
Ganga Sahay 
Panchayat Dehsareaam 


R - 109 


0 .0266 


Gram 
Panchayat 
Private 


Non 
Agriculture 
Agriculture 


757/ 18 /2 


0 .0025 


Chhapraula 


Om Prakash S /o Pratap Singh S / o 
Budhram 
Gram Panchayatsareaam 


R - 168 


0 .0056 


Gram 
Panchayat 


Non 
Agriculture 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii) ] 


(5 ) Pirthala 


1567/1 


10.2554 


Civil Panchayat Deh 


R - 268 


0 .0156 


Civil Panchayat Deh Kastkarsareaam 


Gram 
Panchayat 

Gram 
Panchayat 

Gram 
Panchayat 
Private 


Non 
Agriculture 

Non 
Agriculture 

Non 
Agriculture 
Agriculture 


36 //28 


0 . 1315 


Panchayat Deh 


487/4 / 1 / 1 


0 . 0607 


Raghveer S / o Ratiram S /o Buddha , 
Ashok Kumar, Omkar S /o Om 
Prakash S / o Retiram 
Civil Panchayat Deh 


323 


0 .0805 


R - 270 


0.0444 


Civil Panchayat Deh Kastkarsareaam 


R - 274 


0 .0025 


Civil Panchayat Deh Kastkarsareaam 


(6 ) Jhataula 


R -94 


0 . 0195 


Panchayat Deh 


( 7 ) Asawati 


74 


0 .0020 


Panchayat Deh 


Gram 

Non 
Panchayat Agriculture 
Gram 

Non 
Panchayat Agriculture 
Gram 

Non 
Panchayat | Agriculture 
Gram 

Non 
Panchayat | Agriculture 
Gram 

Non 
Panchayat Agriculture 
Gram 

Non 
Panchayat Agriculture 
Gram 

Non 
Panchayat Agriculture 
Gram 

Non 
Panchayat | Agriculture 
Gram 

Non 
Panchayat | Agriculture 

Gram | Non 
Panchayat Agriculture 


75 


0 .0195 


Panchayat Deh 


R -76 / 1 


0 .0226 


Panchayat Deh 


541/6 


0 .0025 


Panchayat 
Panchayat Deh 


R - 76 


0 .0327 


Panchayat Deh 


(8 ) Laadpur 


38 


0 .4444 


Panchayat 
Dehkhudkasthpanchayatdeh 


[ F . No. 2013/LML/II / 12 /8 /WC /422 ] 
O .P . SINGH , Executive Director (Land and Amenties - I) 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


